निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 336 ) 


5 फाल्गुन 1936 ( AO ) 
पटना , मंगलवार , 24 फरवरी 2015 


सं0 5नि. गो. वि ( 8) 02 / 14 - 67निगो० 


पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग 


- 


- - 


- - - - 


संकल्प 


3 फरवरी 2015 


श्री चन्द्रभूषण प्रसाद, तत्कालीन जिला मत्स्य पदाधिकारी - सह -मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, मधुबनी को जलकरों की 


बंदोबस्ती में अनियमितता बरतने , बिहार जलकर प्रबंधन अधिनियम के नियमों का उल्लंघन करने एवं उच्चाधिकारियों के आदेशों 


की अवहेलना करने संबंधी आरोपों के लिए विभागीय अधिसूचना संख्या - 1471 दिनांक 06.09.2013 के द्वारा निलंबित करते हुए 


उनके विरुद्ध विभागीय संकल्प - 1620 दिनांक 25.09.2013 के द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी । 


2. विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवदेन में प्रमाणित पाये गये आरोपों के लिए श्री 


प्रसाद से विभागीय पत्रांक - 466 निगो० दिनांक 04.07. 2014 के द्वारा द्वितीय लिखित अभिकथन की माँग की गयी । उक्त 


आलोक में श्री प्रसाद द्वारा दिनांक 20. 08. 2014 को समर्पित द्वितीय लिखित अभिकथन की सरकार स्तर से समीक्षा की गयी एवं 


समीक्षोपरांत श्री प्रसाद को एक वेतन वृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से रोके जाने की शास्ति प्रदान करते हुए निलबंन की अवधि का 


वेतन भुगतान करने के साथ - साथ निलंबन से मुक्त करने का निर्णय लिया गया है । 


बिहार गजट ( असाधारण ), 24 फरवरी 2015 
3. अतः उक्त निर्णय के आलोक में श्री चन्द्रभूषण प्रसाद, तत्कालीन जिला मत्स्य पदाधिकारी - सह - मुख्य 


कार्यपालक पदाधिकारी, मधुबनी को एक वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से रोके जाने की शास्ति प्रदान की जाती है । श्री 


चन्द्रभूषण प्रसाद को तत्काल प्रभाव से निलंबन से मुक्त किया जाता है तथा श्री प्रसाद को निलबंन की अवधि का पूर्ण वेतन भत्ता 


भुगतान करते हुए विभागीय कार्यवाही समाप्त की जाती है । 


4. श्री चन्द्रभूषण प्रसाद को पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना में पदस्थापन की प्रतीक्षा में योगदान देने 


हेतु निदेशित किया जाता है । 


आदेशः - आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया 


जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधितों को भेज दी जाय । 


बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 


ब्रजेश्वर पाण्डेय , 


सरकार के अवर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 336 -571 + 10- डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette .bih .nic .in 


